. 


MAN 


1 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 फाल्गुन 1936 ( श०) 


संख्या 115 राँची, शुक्रवार 


27 फरवरी , 2 0 15 ( ई०) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


संकल्प 


27 फरवरी , 2015 


विषय : असाध्य बीमारियों के लिए चिकित्सा सहायता योजना के अन्तर्गत बी0 पी0 एल0 परिवारों के 

अतिरिक्त अन्य गरीब परिवारों को सम्मिलित करने के संबंध में । 


संख्या. सं0 . 6 / पी0 नई यो0 -0 2 / 20 121 7 8 (6 ) .. राज्य सरकार द्वारा राज्य के गरीबी रेखा 
के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले परिवारों के साथ- साथ ग्रामीण क्षेत्रों में 10 ,500 रूपये प्रति वर्ष तथा 
शहरी क्षेत्रों में 12,000 रूपये प्रति वर्ष तक की आय वाले परिवारों को अधिकतम 2 ,50 ,000 ( दो लाख 
पचास हजार) रूपये तक की चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है । इस हेतु विस्तृत दिशा -निर्देश 
विभागीय संकल्प संख्या-3 05 / स्वा0 दिनांक 23 नवम्बर, 200 1, संकल्प संख्या. 337 (5 ) दिनांक 
31 जुलाई, 2010 एवं संकल्प संख्या- 6 8 7 ( 6 ) दिनांक 22 सितम्बर , 2 0 14 द्वारा निरूपित किया गया 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) शुक्रवार , 27 फरवरी, 20 15 
2 . सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में असाध्य बीमारियों 
की चिकित्सा सहायता बी0 पी0 एल0 परिवारों के अतिरिक्त अन्य गरीब परिवारों को प्रदान करने हेतु 
ग्रामीण क्षेत्रों में 10 ,500 रूपये प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में 12 ,000 रूपये प्रति वर्षनिर्धारित अधिकतम 
वार्षिक आय की सीमा को संशोधित करते हुए दोनों ( ग्रामीण एवं शहरी) क्षेत्रों के लिए प्रति परिवार 
अधिकतम रूपये 72,000 / - ( बहत्तर हजार ) वार्षिक आय निर्धारित किया जाता है । 


3. पूर्व निर्गत संकल्प की शेष शर्त यथावत् रहेगी । 


4 . यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हागा | 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


के विद्यासागर, 
सरकार के प्रधान सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 115 – 50 | 


